PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 20 , 1972 (JYST. 30 , 1894 SAKA) 


1525 


FINANCE DEPARTMENT 


The 13th June , 1972 
No. DOL/ HR/ 72/ 5353. - The Government of Haryana is pleased to select the following persons as 
Judges for supervision of the Weekly Draw to be held on 14th June, 1972 : -- 

1. Shri S. K. Varma, 

Deputy Director , Animal Hus bandry , 

Haryana, Chandigarh . 
2. Shri o . P. Malik , Examiner , 

Local Fund Accounts , 

Chandigarh. 
3. Shri Ajit Narula , 

Assistant Accountant-General , 

Haryana, Chandigarh. 
4. Shri K. Manivanan , 

Technical Expert , 
Industries Department, 
Haryana , 

Chandigarh . 
5. Shri Jiya Lal Jain , 

Chief Accounts Officer , 
H. S. E. B., Chandigarh . 


H. K. JAIN, 

I.A.S., 
Deputy Secretary to Government . Haryana, 
Finance Department & Director of Lotteries, 

Haryana. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 8 जून, 1972 
क्रमांक 2020 -ज ( I) -72/21407.-- श्री राम सिंह , पुत्र श्री शोलाल , गांव मांडोला, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ 
की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान 
की गई शाक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री राम सिंह की मुबलिक 100 रुपये की जागीर, जो कि 
उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्र 0 9306-जे.एन.- III - 65/ 7806, दिनांक 29 अक्तूबर, 1965 द्वारा मंजूर की गई थी , 
अब श्रीमती चांद कोर, विधवा श्री राम सिंह के नाम रबी , 1971 से 150 रुपये वार्षिक दर से मंजूर की जाती है । इन 
अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत किया जाएगा । 

दिनांक 12 जून, 1972 
क्रमांक 2245 -ज( I)-72/21789.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसमें प्राज 
तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उनके सामने दी . 
गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 


লিলা 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फ़सल /वर्ष जब से जागीर दी 


राशि 


व पता 


जानी है 


1 


अम्बाला 


नारायणगढ़ 


श्रीमती कृष्णा बन्ती, विधवा 
श्री जीवन दास 


खानपुर 
राजपूतान 


2 


प.तहगढ़ 


श्री सन्त सिंह , पुत्र श्री मंगल 
सिंह 


रुपए 
( 1) खरीफ , 1965 से रबी, 1970 100 

तक 
( 2 ) खरीफ़ , 1970 से आगे 150 
( 1 ) खरीफ़ , 1965 से रबी , : 100 

1970 तक 
( 2 ) बरीफ़ , 1970 से भागे 150 
( हस्ताकार) 

अवर सचिव । 


